38 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ .,JAN. 9, 1996 (PAUS . 19 , 1917 SAKA) 


9 


कुषि विभाग 


दिनांक 17 नवम्बर , 1995 


संख्या 1988-कृ :II( 2)-95/ 14057.- भण्डागार निगम अधिनियम , 1962 (1962 का अधिनियम 58) की धारा 
41 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा भण्डागार निगम नियम , 1969 को आगे संशोधित कारने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 


ये नियम हरियाणा भण्डागार निगम ( द्वितीय संशोधन ) नियम , 1995, कहे जा सकते हैं । 


2. हरियाणा भण्डागार निगम नियम , 1969 में , नियम 15 में उपनियम ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित 
उपनियम रखा जाएगा अर्थात् : 


- 


"( 2) नियम 15 के उपनियम ( 1) के अधीन जमा की गई किन्ही निधियों के और जो चालू खर्च के लिए 

अपेक्षित नहीं है, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक के पास सावधि 
खातों या शादान खाता में जमा की जा सकती है अथवा भण्डागार कार्यकालापों में लगे केन्द्रीय अथवा 
राज्य पब्लिक सैक्टर के उद्यमों जो भण्डागार अथवा अन्य सहलग्न कार्यकलापों के अपने क्षेत्र के 
भीतर समाविष्ट करते हैं , की प्रतिभूतियों में लगाई जा सकती हैं । " 


पार ० एस ० वर्मा, 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 17th November, 1995 


No. 1988-2. Agri. II- 95/ 14057. - Jn exercise of the powers conferred by section 41 of the 
Warehousing Corporation Act , 1962 (Act 58 of 1962), and all other powers enabling him in this 
behalf , the Governor of Haryana hereby makes th , following rules further to amend the Haryana 
Warehousing Corporation rules, 1969 namely : 


1. These rules may be called the Haryana Warehousing Corporation (Second Amendment) Rules, 


1995 . 


2. In the Haryana Warehousing Corporation Rules , 1969 , in rule 15, for sub-rule (2), ihe 
following sub -rule shall be substituted , namely : 


“( 2) Any funds of the Corporation deposited under sub-rule (1 ) and rct required for current 

expenditure, may be placed in fixed deposits or deposit at call account(s) with any nationalised 
bank or co - operative benk or scheduled bank , or invested in the securities of the Central or State 
Public Sector Enterprises engaged in Warehousing activities which embrace within their ambit 
warehousing and other allied activities." 


R. S. VARMA , 


Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 

Agriculture Department , 


